निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 384) पटना, बुधवार,13 अगस्त 201 


12 श्रावण 1933 ( श0 ) 
पटना , बुधवार , 3 अगस्त 2011 


( सं० पटना 384 ) 


सं० म० / बंदो० - 95 / 2006 - 1151 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य ) 


प्रेषक , 


सुधीर कुमार, भा०प्र०से० , 
सचिव । 


सेवा में , 

प्रमंडलीय आयुक्त ( सभी ) 
जिला पदाधिकारी ( सभी ) 
उप विकास आयुक्त ( सभी ) 
जिला मत्स्य पदाधिकारी - सह 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ( सभी ) 


पटना, दिनांक 27 जुलाई 2011 


विषय : - 30 जून , 2011 तक बन्दोबस्त मत्स्य जलकर एवं 30 सितम्बर, 2011 तक बन्दोबस्त सिंघाड़ा एवं मखाना 

जलकरों की बन्दोबस्ती का अवधि विस्तार करने के संबंध में । 


प्रसंग : - पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पत्रांक 1007 , दिनांक 01 जुलाई 2011 


महाशय , 

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक 11 जुलाई . 2011 को सभी जिला मत्स्य 
पदाधिकारी / उप - मत्स्य निदेशकों की बैठक में हुए विमर्श तथा बिहार मत्स्यजीवी सहकारी समिति लि० से प्राप्त 
सुझावों के क्रम में सरकार के संज्ञान में यह बात आयी है कि मछली एवं मखाना की खेती में लगाये गये आदान 
आदि की भरपाई न्यूनतम एक वर्ष में ही संभव है । साथ ही साथ दीर्घकालीन बन्दोबस्ती से मुक्त होने वाले जलकरों 
पर भी विभागीय समुचित निर्देश अपेक्षित है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 अगस्त 2011 


अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा - 19 
में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में यह निर्णय लिया जाता है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा जलकरों की अवधि विस्तार के 
लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी उसे आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एवं दीर्घकालीन बन्दोबस्ती से 
मुक्त होने वाले जलकरों की बन्दोबस्ती के संबंध में निम्न निदेश दिए जाते हैं : 
1. मत्स्य जलकरों के लिए बन्दोबस्ती की अधिमान्यता 30 जून , 2012 तथा सिंघाड़ा एवं मखाना जलकरों के 

लिए 30 सितम्बर, 2012 तक के लिए मान्य होगी । उक्त अवधि में यदि समिति के प्रबंध समिति के 

पदधारकों का निर्वाचन सम्पन्न हो जाता है तो भी बन्दोबस्ती की विस्तारित अवधि यथावत रहेगी । 
2. दीर्घकालीन बन्दोबस्ती से मुक्त होने वाले जलकरों को पूर्व पट्टेदारों के साथ 30 जून, 2012 तक अवधि 

विस्तार की जाय । 

इस संबंध में निर्गत परिपत्र संख्या 1007, दिनांक 01 जुलाई 2011 को इस हद तक संशोधित किया 
जाता है । 

विश्वासभाजन 
सुधीर कुमार , 
सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 384-571+ 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


